रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


HD 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 17 , 2019 / पौष 27 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 17 , 2019 /PAUSHA 27, 1940 


सं . 29] 
No . 29 ] 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 


(व्यापार उपचार महानिदेशालय ) 

शुद्धिपत्र अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 जनवरी , 2019 
विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लोरोइलास्टोमर्स ( एफकेएम) के आयातों से संबंधित 

पाटनरोधी शुल्क संबंधी जाँच में जारी किए गए अंतिम जॉच परिणाम शुरुआत 

फा . सं. 6/ 25 / 2017 -डीजीएडी. - समय- समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 और 
समय - समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन 

और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण ) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए , निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध पाटनरोधी 
जाँच के संबंध में अधिसूचना सं . 6/ 25/ 2017- डीजीएडी दिनांक 27 . 12. 2018 के माध्यम से अंतिम जाँच परिणाम 
जारी किए हैं । 

उपर्युक्त अंतिम जांच परिणाम तालिका के पैरा 147 में कॉलम सं . 7 में क्रम सं . 2 पर निर्यातक का नाम 
ठीक कर लिया गया है और उसे मै. सोल्वे ( शंघाई ) कं . लि. के स्थान पर मै. सोल्वे स्पेशियलिटी पोलिमर्स ( चांग्शू ) 
कं . लि . के रूप में पढ़ा जाए । 


सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी 


360 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1 ] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 


(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES ) 

CORRIGENDUM NOTIFICATION 


New Delhi, the 17th January , 2019 


Subject: Final Finding issued in anti-dumping duty investigation concerning imports of 

Fluoroelastomers ( FKM ), originating in or exported from People s Republic of China 


F . No. 6 /25 / 2017 -DGAD . — Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to 
time and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Anti- Dumping Duty on Dumped 
Articles and for Determination of Injury ) Rules, 1995 , as amended from time to time, thereof, the Designated 
Authority has issued the Final Finding, vide notification No . 6 /25/ 2017 -DGAD dated 27 . 12 . 2018 , in respect of 
subject Anti-dumping investigation . 


The name of the exporter at serial no .2 in Column no. 7 in para 147 of the aforesaid Final Finding 
duty table is corrected to read as M /s Solvay Speciality Polymers (Changshu) Co Ltd . instead of M /s 
Solvay (Shanghai) Co. Ltd . 


SUNIL KUMAR , Addl. Secy . & Designated Authority 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJ KUMAR VERMA 
Date : 2019.01. 19 
17 :02:46 + 05 30 


